TAT 


रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 98 


. D . L.- 33004 / 98 


JAMA 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( i ) 
PARTI - Section 3 - Sub- section(i) 


. 969/ 77 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 146 ] 


नई दिल्ली, शुक्रवार , मार्च 26 , 1999 / चैत्र 5 , 1921 
NEW DELHI , FRIDAY, MARCH 26 , 1999 / CHAITRA 5 , 1921 


No. 146 ] 


- - 


- 


- - - 


- - 


- - 


गृह मंत्रालय 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 26 मार्च, 1999 


सा . का . नि . 222 ( अ ). - विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण नियम , 1992 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप 
जिसे केन्द्रीय सरकार, विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1939 ( 1939 का 16 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव 
करती है, उक्त धारा के अपेक्षानुसार उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित करती है और सूचना देती 
है कि उक्त प्रारूप पर उस तारीख से जिसको यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित की जाती है, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् 
केन्द्रीय सरकार विचार करेगी । 


किसी आक्षेप या सुझाव पर, जो उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त प्रारूप की बाबत किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे , केन्द्रीय सरकार विचार 


करेगी । 


आक्षेप और सुझाव यदि कोई हों , सचिव भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली - 110001 को भेजे जा सकते हैं । 


प्रारूप नियम 


1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण ( संशोधन ) नियम , 1999 है । 


2. विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 1992 में , नियम 7 में , 
(i ) उप नियम ( 1 ) में खंड ( घ ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत: स्थापित किए जाएंगे , अर्थात् : 
"१७) किसी विदेशी की दशा में जो उस स्थान पर जहां उक्त व्यक्ति साधारण तौर पर कोई निषासी है, अधिकारिता रखने वाले 

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष किसी भारतीय मूल का व्यक्ति कार्ड रखने वाले व्यक्ति के साथ भारत में प्रवेश करता है ; 


( च ) केन्द्रीय सरकार, खंड ( 3) के प्रयोजनों के लिए ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो यह इस निमित्त विहित करे, भारत से बाहर 
___ बसे भारतीय मूल के किसी विदेशी नागरिक को भारतीय मूल का व्यक्ति कार्ड जारी कर सकेगी। "; 


( ii ) उप नियम ( 2 ) में खंड ( घ ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 


902 0I/ 99 


(1 ) 


THĘ GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


FN 


[ PART 1] — Sec . 3 (1)] 


" ( क) उप मियम ( 1 ) के खंड ( छ ) में निर्दिष्ट किसी विदेशी की दशा में उसके भारत में प्रवेश के एक सौ अस्सी दिम की समाप्ति 

के तीस दिन के भीतर । " । 


( 19M H . 25022/15 /99 - TF. I(I) ] 

गुरचरण सिंह, संयुक्त सचिव 


TU 10 910 , 1992 al 


fin 


y me it F 491 FT 


FOUUT : - po fra, RTO 145 # Hl . ft. # . 318 ( 37 ) 

निम्नलिखित के तहत संशोधन किया गया : 


1. 91.9 . f . 55 ( 37) farin 29 - 1- 1999 1 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

NOTIFICATION 


New Delhi, the 26th March , 1999 
G .S .R . 222( E ). - The following draft of certain rules further to amend the Registration of Foreigners Rules, 1992 , 
which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 3 of the Registration of 
Foreigners Act, 1939 ( 16 of 1939), is hereby published as required by the said section for the information of the persons likely 
to be affected thereby and notice is hereby given that the said draftwill be taken into consideration by the Central Govern 
ment on or after the expiry of a period of forty - five days from the date of publication of this notification in the Official 
Gazette . 

Any objection or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry 
of the said period will be considered by the Central Government. 

Objections and suggestions, if any, may be sent to the Secretary to the Government of India , Ministry of Home 
Affairs, New Delhi- 110001, 


Draft Rules 


1. These rules may be called the Registration of Foreigners ( Amendment) Rules, 1999. 
2 . In the Registration of Foreigners Rules, 1992 , in rule 7 % 
(i) in sub -rule (1), after clause (d ), the following clauses shall be inserted , namely : 
" (e) in the case of a foreigner who entered India with a persons of Indian Origin Card to the Registration 

Officer having jurisdiction in the place where the said person is ordinarily a resident ; 
(f) the Central Governmentmay for the purposes of clausc (e) issue Persons of Indian Origin Card to a 

person being a foreign citizen of Indian origin settled outside India subject to such conditions as it 

may specify in this behalf 
( ii ) in sub-rule ( 2), after clause (d ), the following clause shall be inserted , namely : 
" (e) in case of a foreigner referred to in clause (e ) of sub -rule (1) within thirty days of the expiry of one 

hundred and eighty days of his arrival in India ." 


[ F . No. 25022 / 15 / 99 -FI (I) 1 


GURCHARAN SINGH, JL. Secy. 


Footnote : — The principal rules were published vide number G .S . R , 318 (E ), dated the 10th March , 1992 and subsequently 

amended vide : 


1. Notification No. G . S. R . 55 ( E ) dated 29th January, 1999 , 


[ भाग II - खण्ड 3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र ; असाधारण 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 26 मार्च, 1999 
सा०का०नि०223( अ ). -.- केन्द्रीय सरकार, पासपोर्ट ( भारत में प्रवेश ) अधिनियम , 1920 ( 1920 का 34 ) की 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, पासपोर्ट ( भारत में प्रवेश ) नियम , 1950 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात : 

1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ( पासपोर्ट भारत में प्रवेश ) संशोधन नियम , 1999 है । 
( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रात्त होंगे । 
पासपोर्ट ( भारत में प्रवेश ) नियम, 1950 में , नियम 5 के खण्ड (iv ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत: स्थापित किए आएंगे, अर्थात् :- - 
" ( iv ) खंड (iv) की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को या उसकी बाबत लागू नहीं होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी भारतीय 

प्राधिकारी अथवा ऐसे प्राधिकारी द्वारा जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है जारी 
किया गया भारतीय मूल का व्यक्ति कार्ड धारण किए हुए है ; 
( iv ) केन्द्रीय सरकार खंड (iv ष ) के प्रयोजनों के लिए ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो यह इस निमित्त विहित करे, भारत से बाहर 
बसे भारतीय मूल के किसी विदेशी नागरिक को भारतीय मूल का व्यक्ति कार्ड जारी कर सकेगी। " 

[ फा०सं० 25022 /15/99 - एफ0 - 1 ( II ) ] 

गुरचरण सिंह, संयुक्त सचिव 
पाद टिप्पण : - मुख्य आदेश, गृह मंत्रालय की दिनांक 25 - 4 - 1950 की अधिसूचना सं0 4/ 5/ 49 - एफ० - I के तहत आरी किया गया था और इसके 

पश्चात् इसमें निम्नलिखित के तहत संशोधन किया गया: --- 
( 1 ) दिनांक 12 अक्तूबर, 1950 की अधिसूचना सं0 -6/ 37 /50- एफ -I 
( 2 ) सं0 -6 / 34/ 50 - एफ - I दिनांक 17 अक्तूबर, 1950 
( 3 ) सं० - 4/13( बी ) 51 दिनांक 2 अगस्त , 1951 
( 4 ) सं० - 6 / 69/ 52 - एफ - दिनांक 14 अक्तूबर, 1952 
( 5 ) . सं० - 4/ 1/54 - एफ -I दिनांक 26 मार्च, 1954 
( 6 ) सं० -6/ 67/ 52 - एफ -I दिनांक 10 अप्रैल, 1954 
( 7 ) सं० -6/ 25/53 - एफ -I दिनांक 6 मई, 1954 
( 8 ) सं० -1/ 4/54 - एफ -I दिनांक 3 सितम्बर, 1954 
( 9 ) सं0 -6 / 28/52- एफ - 1 दिनांक 24 नवम्बर , 1954 
( 10 ) सं0 - 6/37/54 - एफ -I दिनांक 18 अप्रैल, 1955 ( एस०आर०ओ० : 1846 ) 
( 11 ) सं० -4/1/56 - एफ -1 दिनांक 26 मई, 1956 और 12 जुलाई, 1956 
( 12 ) सं० - 6 /32/ 56 - एफ -1 दिनांक 23 अगस्त , 1958 ( एस०आर०ओ० : 1893 ) 
( 13 ) सं० - 6/ 65/ 57 - एफ -I दिनांक 7 सितम्बर, 1957 ( एस०आर०ओ० : 2883 ) 
( 14 ) सं0 - 4/ 1/ 58 - एफ - I दिनांक 6 अक्तूबर, 1968 ( सा०का०नि० : 905 ) 
( 15 ) सं० - 1/ 8/ 60 -II एफ -II दिनांक 18 जुलाई, 1969 
( 16 ) सं० -6/ 162/59 - एफ -I दिनांक 28 जुलाई, 1960 ( सा०का०नि० : 882 ) 
( 17 ) सं0 - 6 / 151/ 62 - एफ - I दिनांक 12 अक्तूबर , 1962 
( 18 ) सं0 - 6 / 217/ 62 - एफ -1 दिनांक 23 फरवरी , 1963 ( सा०का०नि० : 333 ) 
( 19 ) सं0 - 6 /102/ 64 - एफ -I दिनांक 21 नवम्बर, 1965 
( 20 ) सं० -6/ 165/64 - एफ -I दिनांक 16 मार्च, 1965 
( 21 ) सं0 -6 / 86/ 65 - एफ -I दिनांक 21 सितम्बर, 1965 
( 22 ) सं0 - 6/ 10/67 -एफ -I दिनांक 20 सितम्बर, 1967 ( सा०का०नि० : 1464 ) 
( 23 ) सं0 - 6/ 33/ 68 - एफ -I दिनांक 6 मार्च, 1968 
( 24 ) सं0 - 6/71/ 69 - एफ -I दिनांक 20 जून, 1969 ( सा०का०नि० : 1491 ) 
( 25 ) सं० - 6 / 34/ 69 - एफ - I दिनांक 4 मई, 1970 ( सा०का०नि० : 812 ) 
( 26 ) सं० -11011/6/72 - एफ -I दिनांक 11 अगस्त , 1972 ( सा०का०नि० : 373अ ) 
( 27 ) सं0 - 12011/ 52/72 - एफ -III ( 1 ) दिनांक 5 जनवरी, 1973 ( सा०का०नि० : 4अ ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC , 3 (1)] 


( 28 ) 
( 29 ) 
( 30 ) 
(31) 
( 32 ) 
( 33 ) 
( 34 ) 
( 35 ) 
( 36 ) 
( 37 ) 
( 38 ) 
( 39 ) 
( 40 ) 


10 - 14011/ 13 /73 - 74 - 1fin 20 77 , 1974 

0 - 14011/3 /74 - 74 - 1 fik 24 YAT , 1974 (FOTOfo : 844 ) 
90 - 12011/23/74 - 44 - III EFTA 14 7198 , 1975 
10 - 14011/9 /76 - 14 - 17 -19 31 pref , 1979 
FOTO10 - 440 ( 39 ) famix 13 W , 1984 ( Hoofto : 521 ) 
H0 - 11013 /2 (1)/84 - 24 - II feria 16 , 1984 ( 190370 : 4483 ) 
No- 11013 /2 (i)/ 84 - 4 - 1 FG - 22 , 1984 ( VHOTO to : 46089 ) 
10 - 11013/ 2( ii )/84 - 04 - FGTH 22 , 1984 ( PHOTOño : 46137 ) 
# TO3T0 871 ( 37 ) FFI 28 74* R , 1986 
Hoofto - 20 ( 37), 17 779 , 1990 
farie 26 - 2 -90 47 HTT0fto 95 ( 37 ) te foi 26 - 2 -92 Hlottofo 132 ( 37 ) 
HoaToffo 20 ( 37 ) GR 17 - 1- 1997 
Hoofto 56 ( 37 ) farin 30 - 1 - 1999 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 26th March , 1999 
G . S . R 223 ( E ). - In exercise of the powers conferred by section 3 of the Passport (Entry into India ) Act, 1920 (34 
of 1920 ), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Passport (Entry into India ) Rules, 
1950 , namcly. - - 

1. ( 1 ) These rules may be called the Passport (Entry into India ) Amendment Rules, 1999 . 

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette 

2 . In the Passport (Entry into India ) Rules, 1950 after clause ( ivc ) of rule 5, the following clauses shall be inserted , 
namely : 

" (ivd ) Nothing in clause (iv ) shall apply to or in relation to any person holding Persons of Indian Origin Card 
issued by the Central Government or by an Indian diplomatic, consular or passport authority or by such authority 
as may be authorised in this behalf by the Central Government ; 
(ive ) The Central Government may for the purposes of clause ( ivd ) issue Persons of Indian Origin Card to a person 
being a foreign citizen of Indian Origin settled outside India subject to such conditions as itmay specify in this 
behalf." 


[F. No . 25022/ 15/ 99 -F.I (II)] 

GURCHARAN SINGH , Jt. Secy. 
Foot Note : — Principal order was issued vide Ministry of Home Affairs Notification No . 4/5 /49 -F . I., dated 25 -4 -1950 and 

subsequently amended vide :-- 
1. Notification No. 6/37/50 -F . I dated the 12th October, 1950 , 
2 . No. 6 /34 /50 -F. I. dated 17th October, 1950 . 
3 . 4 / 13(B )/ 51 dated 2nd August, 1951. 

No. 6 /69/52-F. I dated 14th October, 1952 . 
5 . No. 4 / 1/54 - F. I dated 26th March , 1954 . 

No. 6 /67 /52 -F . I dated 10th April, 1954 . 

No. 6 /25 /53 -F . I dated 6th May, 1954 . 
8 . No . 1/4 /54 - F. I dated 3rd September , 1954 . 

No. 6 / 28 /52 - F , I dated 24th November, 1954 . 
10 . No. 6 /37/ 54 - F. I dated 18th April , 1955 . (SRO : 1846 ) 

No. 4 / 1/56 -F . I dated 26th May, 1956 and 12th July, 1956 . 
12 . No. 6 /32 /56 -F. I dated 23rd August, 1958. (SRO : 1893) 

No. 6 /65/57 -F . I dated 7th September, 1957 . (SRO : 2883 ) 
14 . No . 4 / 1/ 58 -F . I dated 6th October , 1968 . (GSR : 905) 


[ 977 II — 415 3 ( i ) ] 


भारत का रा 


: साधारण 


15 . 
16 . 


17 . 


18 . 


20 . 


21. 


22 . 


24 . 
25. 


26 . 


27 . 


No. 1/8 /60 -II F. III dated 18th July . 1969. 
No. 6 /162/59 -F . I dated 28th July , 1960 . (GSR : 882 ) 
No. 6 / 151/62 -F . I dated 12th October, 1962. 
No. 6 /217 /62 -F i dated 23rd February , 1963. (GSR : 333 ) 
No ., F. 6 / 102/64- F. I dated 2 1st November, 1965. 
No. 6 / 165 /64 - F . I dated 16th March , 1965. 
No. 6 /86 /65- F . I daied 21st September, 1965. 
No. 6 / 10 /67 -F . I dated 2010 September, 1967. (GSR : 1454 ) 
No. 6 /33 /68-F . I dared 6th March , 1968 . 
No. 6 /71/69- F. I dated 20th Junc , 1969. (GSR : 1491) 
No . 6 /34 /69-F . I dated 4th May , 1970 (GSR : 812 ) 
No. 11011/6 / 72 -F . I dated 11th August , 1972 . [GSR : [373 (E )] 
No. 12011/52 /72 -F . III (I) dated 5th January, 1973 . [GSR : 4 ( E )] 
No.. 14011/ 13 /73 -F . I dated 20th March , 1974 . 
No. 14011/3 /74 -F. I dated 24th July , 1974 . (GSR : 844 ) 
No. 12011/23 /74 -F , III dated 14th January, 1975. 
No. 14011/9 / 76 -F . I dated 31st March , 1979 . 
S .O . No. 440 (E ), dated 13th June, 1984 . (GŞR : 521) 
No, 11013 /2 /(i)/84- F . II dated 16th June , 1984. [$ . O . No. 448 ( E ) 
No. 11013 /2/(i) 84 -F . I dated 22nd June, 1984 . (S .O . No. 460 ( E )] 
No. 11013/2( ii )/84 -F. I dated 22nd June, 1984. [S. O . No. 461 (E )] 
S . O . 871 (E ) datcd 28th November, 1986 . 
GSR . 20 (E ) dated 17th January , 1990 , 
G . S .R . No. 95 (E ) dated 26th February, 1990 and G . S.R . No. 132 (E ) dated 26th February 1992 
G . S .R . 20 (E ) No. 25022 / 114A / 95 - F. I dated 17th January, 1997. 
G . S . R , No . 56 (E ) dated 30 - 1 - 99 , 


29. 
30 . 


32 . 
33. 


35. 


37. 
38 . 
39 . 


9o zotiljag 


Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Publishod by the Controller of Publicationis , Delhi-110054 1999 , 


